निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1032 ) पटना , बुधवार , 9 सितम्बर 2015 


सं0 02 / रेगु० - 03 - 900 - 4 / 15 - 2006 

गन्ना उद्योग विभाग 


संकल्प 


8 सितम्बर 2015 
विषय : बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सकरी के कर्मियों के लिए दिनांक 31. 03.2015 को Cut off Date का 

पुनर्निर्धारण करते हुए इकाई के कर्मियों को स्वीकृत Exit Settlement Plan के तहत् देयताओं के भुगतान 
की स्वीकृति । 
दिनांक 15.07.2009 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा सम्पन्न बैठक में विभागीय संलेख ज्ञापांक - 991 दिनांक 24.06. 


2009 के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि लीज हस्तांतरण के क्रम में सकरी इकाई के कर्मियों कों अनुमोदित Exit 


Settlement Plan के अनुरूप देयताओं का भुगतान किया जाए तथा सकरी इकाई के स्थायी कर्मियों के लिए Cut 


off - Date फरवरी, 2009 एवं सीजनल कर्मियों के लिए Cut - off- Date 1996 - 97 मानते हुए उनके देयताओं का 
भुगतान किया जाए । 

दिनांक 30.12. 2012 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत संलेख ज्ञापांक - 2250 दिनांक 23. 12.2008 के माध्यम 
से इकाई के हस्तांतरण की स्थिति के अनुरूप ही स्थायी कर्मियों का Cut off Date निर्धारित किये जाने का निर्णय 
लिया गया । 

उपरोक्त के आलोक में दिनांक 11.06. 2015 को हुए सकरी इकाई के लीज हस्तांतरण एवं एकरारनामा से 
संबंधित दस्तावेजों के निबंधन के पश्चात् राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 05.09. 2015 को संलेख ज्ञापांक - 1951 दिनांक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 सितम्बर 2015 
01.09.2015 के माध्यम से लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई सकरी के स्थायी 
कर्मियों के लिए दिनांक 31.03.2015 को Cut off Date पुनर्निर्धारित करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15.07. 
2009 को स्वीकृत संलेख - 991 दिनांक 24.06 .2009 के माध्यम से सीजनल कर्मियों के लिए निर्धारित Cut off Date 
1996 - 97 एवं स्वीकृत Exit Settlement Plan के अनुरूप देयताओं की सन्निहित राशि मो० 16,72 ,50, 777 (सोलह 
करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार सात सौ सतहत्तर) रूपये गैर योजना अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम मद में बिहार 
आकस्मिता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / संबंधित जिला पदाधिकारी / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य चीनी 
निगम लि०, पटना / प्रबन्ध निदेशक , मेसर्स श्री तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि० / ईख पदाधिकारी, 
लहेरियासराय - सह - महाप्रबंधक को भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

त्रिपुरारि शरण, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1032 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


